रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD . NO. D . L. -33004 / 97 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( il ) 
PART IT - Section 3 - Sub-section (ii) 


Mal 


व 


. 


. 


28 / 1010 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0519 ] 
No. 519] . 


नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 9 , 1997 / भाद्र 18 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9 , 1997 /BHADRA 18 , 1919 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - 
श्रम मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 सितम्बर , 1997 


का . आ . 648 ( अ ). - धात्विक खान विनियम , 1961 के विनियम - 11 के उप -विनियम ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 16 अगस्त, 1994 की अधिसूचना का . आ . सं. 596 ( अ ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा खनन जांच बोर्ड का गठन करती है जिसके अध्यक्ष मुख्य खान निरीक्षण होंगे और इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्षों 
की अवधि के लिए उस बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करती है, अर्थात् : --- 


( 1 ) 


मुख्य खान निरीक्षक , ( खान सुरक्षा महानिदेशक के 


अध्यक्ष 


पदेन 


रूप में नामोद्दिष्ट ) 
डॉ . एम. एन. राजू , 


( 2 ) 


सदस्य 


मिदेशक , 


नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स ( कोलार ) 


पोस्ट आफिस चैम्पियन रीफ , जिला कोलार 


( कोलार गोल्ड फील्ड्स ) कर्नाटक - 5617 


(3 ) 


प्रोफेसर एन. के . पटनायक , 


सदस्य 


रिजनल इन्जीनियरिंग कालेज, राउरकेला, 


उड़ीसा- 769003 


2263 GI/ 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii)]] 


( 4 ) 


सदस्य 


( 5 ) 


सदस्य 


श्री बी . के. पी. सिन्हा, 
निदेशक ( खनम आपरेशन ) , 
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड , 
यादव भवन , निकट घेतक चौक , 
उदयपुर - 313001 ( राजस्थान ) 
श्री जी . एस. गारचा, 
निदेशक, 
रों मैटेरियल डिवीजन, स्टील एथारिटी ऑफ इण्डिया , 
10 , कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्री लोकेश्वर प्रसाद, 
निदेशक ( तकनीकी ), तामरा भवन , 
1 , औशतोष चौधरी एवेन्यु 
( ओल्ड बैलीगंज सर्कुलर रोड ) , 
कलकत्ता - 700019 


( 6 ) 


[ फाइल सं . एस - 65012/ 2/ 94 - आई एस एच -II ] 


पान्डेय अजय भूषण, उप सचिव 


MINISTY OF LABOUR 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th September , 1997 


S .O . 648 ( E ).- .- In exercise of the powers conferſed by sub - regulations (1 ), (2), ( 3) and ( 4 ) of regulation 11 of the 
Metalliferous Mines Regulations, 1961 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour number S .O . 596 (E ), dated the 16th August, 1994 , the Central Government hereby constitutes the Borrd ofMining 
Examinations with the Chief Inspector ofMines as its Chairman and appoints the following personsas members of that Board 
for a period of three years, from the date of issue of this notification , namely : 


1 . 


Chairman 
Ex -officio 
Member 


Chief Inspector of Mines ( Since designated 
as Director General of Mines Safety ) . 
Dr. M . N . Raju . 
Director, 
National Institutes of Rock Mechanics (Kolar ) 
Post Office Champion Reef,District Kolar 
( Kolar Gold fields ) Karnataka-5617 . 
Prof. N . K . Patnayak . 
Regional Engineering College , 
Rourkela , Orissa 769003. 
Sh. B. K . P. Sinha , 
Director (Mining Operation ). 
Hindustan Zinc Limited , Yadav Bhawan , 
Near Chetak Chowk, Udaipur- 313001 (Rajasthan ) 


3 . 


.. 


Member 


Member 


[ 7 


] - 4195 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


5 . 


Meinber 


Sh . G .S .Garcha , 
Director, 
Raw Material Division, Steel Authority of India , 
10 . Camac Street, Calcutta . 
Sh. Lokeshwar Prasad , 
Director ( Technical), Tamra Bhawan , 
1 . Aushtosh Chowdhury Avenue. 
(Old Ballyganje Circular Road ), Calcutta - 700019 . 


(File No . S -65012 /2/94 -ISH - II ] 


PANDEY AJAY BHUSHAN , Dy. Secy . 


Printed by the Manager. Govt. of India Press, Ring Road , Mayapun , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - 1997 


